BAR 


सत्यमेव जयते 


OTOr 


RYANA 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No . 186 - 2018/ Ext. ] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 2 , 2018 ( KARTIKA 11 , 1940 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 
दिनांक 2 नवम्बर, 2018 


क्रमांक 18 / 131 / 2018 – 3क - 1. - हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24 ), की धारा 3 की 
उपधारा (1) तथा (6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियशें का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 
अधिसूचना संख्या 18 / 131 / 2018 - 3क1, दिनांक 03 - 07 - 2018 के प्रति निर्देश से , राज्यपाल , इसके द्वारा नीचे दी गई 
अनुसूचि में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को जिला यमुनानगर में नगर पालिका, सढौरा के नाम से एक नगर पालिका घोषित करते 


हैं 


सीमा की अनूसूची 
उत्तर: - बिन्दू ए से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव सढौरा ( हदबस्त संख्या - 155 ) का सबसे उत्तरी कोना है । इसके तत्पश्चात् 
दक्षिण पूर्व की ओर सढौरा ( हदबस्त संख्या - 155 ), की राजस्व सीमा के साथ - साथ आयत संख्या 4 का किला नं0 116, 17 , 25 
तक जो कि आयत संख्या 4 का किला नं0 25 का पूर्वी कोना है , इसके पश्चात ये दक्षिण की तरफ आयत संख्या 4 का किला 
नं0 25 , आयत संख्या 6 का किला नं0 5 , 6, 15, 16, 25, 24 जो कि आयत संख्या 6 का किला नं0 24 का दक्षिणी - पूर्वी कोना 
है इसके तत्पश्चात पूर्व की ओर आयत संख्या 22 का किला नं0 5 एंव आयत संख्या 23 का किला नं0 1, 2 की उत्तरी सीमा 
के साथ - साथ, इसके तत्पश्चात उत्तर की ओर आयत संख्या 5 के 22, 23 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के साथ - साथ, इसके 
बाद दक्षिण पूर्व की ओर आयत संख्या 5 का किला नं0 23, आयत संख्या 23 का किला नं0 4, 5 व आयत संख्या 24 का 
किला नं0 1 से बिन्दु बी तक , जोकि आयत संख्या 24 के किला नं0 1 का सबसे पूर्वी कोना है । 
पूर्व: - इसके तत्पश्चात बिन्दु बी से प्रारम्भ होते हुए दक्षिण की ओर आयत संख्या 24 का किला नं0 1, आयत संख्या 23 का 
किला नं0 6, 15 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर आयत संख्या 23 के किला नं0 15 , 
14, 13, 19, 20 आयत संख्या 22 के किला नं0 25, 26 के दक्षिणी सीमाओं के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात यह उत्तर पश्चिम 
की ओर आयत संख्या 22 के किला नं0 26, 24 , 17, 14, 13, 12 की दक्षिणी - पश्चिमी सीमाओं के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात 
दक्षिण - पश्चिम की ओर आयत संख्या 22 के किला नं0 12 - 20, पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ आयत संख्या 21 के किला नं0 
16, 14 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात यह दक्षिण की ओर आयत संख्या 21 के किला नं0 27 , 26 , 24 व 
आयत संख्या 25 की किला नं0 3 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ आयत संख्या 25 के किला नं0 3 के पूर्वी - दक्षिणी कोने तक , 
इसके तत्पश्चात पश्चिम की ओर आयत संख्या 25 के किला नं0 3, 2, 1 व आयत संख्या 26 के किला नं0 5, 4 की दक्षिणी 
सीमा के साथ - साथ, इसके तत्पश्चात दक्षिण - पश्चिम की ओर आयत संख्या 26 का 4 , 136, 7 , 15 आयत संख्या 25 का किला 
नं0 11, 26, 20, 22 , 23 , आयत संख्या 44 का किला नं0 4 , 5 की उत्तरी पूर्वी की सीमाके साथ - साथ, इसके तत्पश्चात यह 
दक्षिण - पश्चिम की ओर आयत संख्या 44 का किला नं0 5 , 6, 7 , 14 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात 
दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या44 का किला नं0 17, 25 आयत संख्या 45 का किला नं0 21 की उत्तरी - पूर्वी सीमा के 


( 3449 ) 


3450 


___ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.) , NOV. 2, 2018 ( KRTK. 11 , 1940 SAKA ) 


साथ - साथ, इसके तत्पश्चात दक्षिण की तरफ आयत संख्या 45 का किला नं0 21, आयत संख्या 46 का किला नं0 1, आयत 
संख्या 47 का किला नं0 6 की पूर्वी के साथ - साथ, इसके तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या 46 का किला नं0 27 , 
26, 19, 18, 24 की उत्तरी - पूर्वी सीमाओं के साथ - साथ, जो कि आयत संख्या 46 का पूर्वी कोना है एवं नौशहरा व शामपूर का 
दहेजा भी है, इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत संख्या 46 का किला नं0 24 एंव आयत संख्या 67 का किला नं0 4 , 3 
की पूर्वी सीमा के साथ - साथ बिन्दू सी तक है एंव जोकि आयत संख्या 67 का किला नं0 3 का सबसे दक्षिणी कोना भी है , 
इसके तत्पश्चात उत्तर - पश्चिम की ओर आयत संख् या 67 का किला नं0 3, 2, 1 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ, इसके 
तत्पश्चात दक्षिणी की ओर आयत संख्या 66 के किला नं0 5, 6 , 7, 14, 13, 18, 19, 22 , 21 की दक्षिणी - पूर्वी सीमा के 
साथ - साथ , इसके तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या 69 का किला नं0 5 एंव आयत संख्या 68 का किला नं0 10 , 
12 जो कि आयत संख्या 68 के किला नं0 12 का सबसे पूर्वी कोने तक, इसके तत्पश्चात दक्षिण - पश्चिम की ओर आयत 
संख्या 68 का किला नं0 12, 11, 20 इसके तत्पश्चात पूर्व की ओर आयत संख्या 68 का किला नं0 20, 22 की उत्तरी - पूर्वी 
सीमा के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात दक्षिण - पश्चिम की तरफ आयत संख्या 68 का किला नं0 22, आयत संख्या 86 का 
किला नं0 2, 1 , 10 की दक्षिणी - पश्चिम के साथ - साथ, आयत संख्या 86 के किला नं0 10 के सबसे दक्षिणी कोने तक , इसके 
तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या 86 का किला नं0 11, 20 , 19 , 22 , 23 एवं आयत संख्या 87 का किला नं0 3 की 
पूर्वी सीमा के साथ - साथ , आयत संख्या 87 का किला नं0 3 की सबसे पूर्वी कोने तक जो कि शामपूर एवं सभापूर गांव का 
दहेजा भी है , इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत संख्या 87 का किला नं0 3, 8, 9 , 12, 11, 20 एवं आयत संख्या 88 का 
किला नं0 16, 25 एवं आयत संख्या 94 का किला नं0 5 की पूर्वी सीमा के साथ बिन्दू डी तक जो कि आयत संख्या 94 के 
किला नं0 5 का सबसे दक्षिणी काना एवं राजपुर एंव साबापुर गांव का दहेजा है । 
दक्षिण: - इसके पश्चात बिन्दु डी से होते हुए उत्तर - पश्चिम की ओर आयत संख्या 94 के किला नं0 5, आयत संख्या 88 का 
किला नं0 25, 17 , 14, 7 , 4 एंव आयत संख्या 85 का किला नं0 23, 28, 13, 129, 26, 1 एंव आयत संख्या 84 का किला 
नं0 5 व आयत संख्या 70 का किला नं0 25 की दक्षिणी - पश्चिमी सीमा के साथ - साथ, इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत 
संख्या 70 का किला नं0 25, 24 आयत संख्या 84 का किला नं0 26, 4, 7 , 14, 17, 24 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ , जो कि 
आयत संख्या 84 के किला नं0 24 का सबसे पूर्वी कोना है , इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत संख्या 84 का किला नं0 
24 एंव आयत संख्या 89 का किला नं0 4, 26, 8, 13, 19 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ जो आयत संख्या 89 का किला नं0 
19 का सबसे दक्षिणी कोना है , इसके तत्पश्चात पश्चिम की ओर आयत संख्या 89 का किला नं0 19 , 12, 11, आयत संख्या 90 
का किला नं0 6, 7 , 8, 9, 2, 1, 30 आयत संख्या 82 का किला नं0 25, 24, 130 , 18, 19 , 20 व आयत संख्या 81 के किला 
नं0 16, 14, 32, 13 इसके तत्पश्चात दक्षिण क ओर आयत संख्या 81 के किला नं0 13, 12, 19, 21, की पूर्वी सीमा के 
साथ - साथ , जो कि आयत संख्या 81 के किला नं0 21 का सबसे दक्षिणी कोना है , इसके तत्पश्चात पश्चिम की ओर आयत 
संख्या 81 के किला नं0 21, आयत संख्या 80 का किला नं0 25 , 16, 17, 14, 13, इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत 
संख्या 80 का किला नं0 13, 18 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ, जो कि आयत संख्या 80 का किला नं0 18 का सबसे दक्षिणी 
कोना है , इसके तत्पश्चात पश्चिम की ओर आयत संख्या 80 कर किला नं0 19, 12, 11 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ , 
इसके तत्पश्चात दक्षिण की ओर आयत संख्या 80 का किला नं0 11, 20 की पूर्वी सीमा के साथ - साथ , इसके तत्पश्चात 
पश्चिम की ओर आयत संख्या 80 का किला नं0 20, आयत संख्या 79 का किला नं0 15, 124, 14, इसके तत्पख्चात दक्षिण की 

ओर आयत संख्या 79 का किला नं0 14, 18, 22 , 123, 21, आयत संख्या 92 का किला नं0 1, 10 आयत संख्या 93 का किला 
नं 6 से बिन्दु ई तक , जो कि आयत संख्या 93 का किला नं0 6 का सबसे दक्षिणी कोना भी है एंव गांव पाण्डो व राजपुर का 
दहेजा भी है , इसके तत्पश्चात पश्चिम की ओर आयत संख्या 93 का किला नं0 6, 4 आयत संख्या 78 का किला नं0 24, 17 , 
14, 13, 9 , 10 तक, जो कि आयत संख्या 78 का किला नं0 1, 10 का सबसे पश्चिमी कोना है, इसके तत्पश्चात यह 
उत्तर - पूर्व की ओर आयत संख्या 78 का किला नं0 1 एंव आयत संख्या 76 का किला नं0 22, 123, 18 तक , इसके तत्पश्चात 
पश्चिम की ओर आयत संख्या 76 का किला नं0 12, 122 , 11 , 6, 7, 4 , 3 एंव आयत संख्या 57 का किला नं0 22 की 
दक्षिणी - पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु एफ तक , जो कि आयत संख्या 57 का किला नं0 22 का सबसे पश्चिमी कोना है 
एवं सैदूपुर व पाण्डो गांव का दहेजा भी है । 
पश्चिम: - तत्पश्चात बिन्दु एफ से उत्तर - पूर्व की ओर आयत संख्या 57 का किला नं0 22, 23, 18, 17, 14 की पश्चिमी सीमा 
के साथ - साथ, इसके तत्पश्चात उत्तर - पश्चिम की ओर आयत संख्या 57 का किला नं0 14, 8 , 3 व आयत संख्या नं0 56 का 
किला नं0 23, 18, 12, 9, 2 आयत संख्या 35 का किला नं0 22, 19, 12, 8, 3 आयत संख्या 34 का किला नं0 24, 17 की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु जी तक , जो कि आयत संख्या 34 का किला नं0 17 का सबसे उत्तरी कोना है एंव 
सहदा - सदोपुर व टिबरी गांव का दहेजा भी है इसके तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या 34 का किला नं0 17 , 25 
आयत संख्या 33 का किला नं0 21 व आयत संख्या 36 का किला नं0 1 इसके तत्पश्चात उत्तर - पूर्व की ओर आयत संख्या 36 
का किला नं0 1, 2 व आयत संख्या 33 का किला नं0 22 इसके तत्पश्चात यह दक्षिण - पूर्व की ओर आयत संख्या 36 का 3, 
122 इसके तत्पश्चात उत्तर की ओर आयत संख्या 33 का किला नं0 122, 24 इसके तत्पश्चात दक्षिण - पूर्व की ओर आयत 
संख्या 33 का किला नं0 25 , आयत संख्या 32 का किला नं0 21 , 22 , 18, 13, 14, 6 , 5 व आयत संख्या 14 का किला नं0 25 , 
16, 15, 6 , 95 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु एच तक , जो कि आयत संख्या 13 का किला नं0 11 का सबसे 
उत्तरी - पश्चिमी कोना भी है इसके तत्पश्चात यह पूर्व की ओर आयत संख्या 13 का किला नं0 11, 12, 13, 14, 15 एंव आयत 
संख्या 12 का किला नं0 11, 12, 13, 14, 15, आयत संख्या 11 का किला नं0 11, 12, 13, 14 इसके तत्पश्चात यह 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA .) , NOV . 2 , 2018 (KRTK . 11 , 1940 SAKA ) 


3451 


Barend w 317 318 pe 11 at foncti O 15 , 314a prel 10 Panel To 11 , 120 , 9, 8 , 7 sq fansit To 115 
की उत्तरी सीमाओं के साथ - साथ बिन्दु ए तक , जो कि आरम्भिक बिन्दु भी है । 


आनन्द मोहन शरण , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 2nd November, 2018 
No. 18/ 131/2018 -3C - 1. — In exercise of powers conferred by the Sub -section ( 1 ) and (6 ) of the Section 3 of 
the Haryana Municipal Act, 1973 and with the reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Deaprtment, 
Notification No. 18 / 131 /2018 - 3C1, dated 03-07- 2018 , the Governor of Haryana hereby declares the local area as 
mentioned in the schedule given below to be Committee in the name of Municipal Committee , Sadhaura in District 
Yamuna -Nagar. 

Schedule of Boundaries 
North :- Starting from point ‘ A ’ i.e . Northern most corner of village Sadhaura HB No . 155 than moves along with the 
Southern Eastern revenue boundaries of Village Sadhaura along with the Northern boundaries of bada killa No. 116 , 
17 , 25 of Rectangle No. 4 upto Northern Eastern corner of killa No . 25 of Rectangle No. 4 , than its moves to South 
along with the Eastern revenue boundaries of killa No. 25 of Rectangle No. 4, killa No. 5, 6 , 15 , 16 , 25 , 24 of 
Rectangle No. 6 upto Southern Eastern corner of killa No. 24 of Rectangle No . 6 of the same village than its moves 
along with the Northern boundaries of killa No . 5 of Rectangle No . 22 than moves along with the Northern boundary 
of killa No. 1, 2 of Rectanagle No. 23 than moves to along with the Western Northern boundary of Killa No. 22 , 23 of 
Rectangle No. 5 , than its moves to Eastern Sounthern boundaries of Killa No. 23 of Rectangle No. 5, Killa No. 4 , 5 of 
Rectangle No. 23 upto Northern Eastern cornor of killa No. 1 of Rectangle No . 24 i.e . Point B i.e. most Northern 
Eastern corner of killa No. 1 of Rectangle No. 24 . 
East: - Starting from Point B i. e. most Northern Eastern corner of killa No . 1 of Rectangle No . 24 , than moves to 
Eastern Southern Revenue boundaries of killa No . 1 of Rectangle No. 24 and killa No. 6 , 15 of Rectangle No. 23 i.e . 
Eastern Southern corner of killa No . 15 of Rectangle No. 23 , than its moves to Southern Western Revenue boundaries 
of killa No. 15, 14 , 13, 19 , 20 of Rectangle No. 23, killa No. 25 , 26 of Rectangle No. 22 , than its moves to Northern 
Western along with the Northern Western Boundaries of killa No. 26 , 24 , 17 , 14 , 13, 12 of Rectangle No. 22 of the 
same village , than its moves to Southern Eastern Revenue boundaries of killa No . 12 , 20 of Rectangle No. 22 and 
killa No. 16 , 14 of Rectangle No. 21 , than its moves to South along with the Revnue boundaries of the killa No . 27 , 
26 , 24 of Rectangle No. 21 upto Southern Eastern cornor of killa No. 3 of Rectangle No. 25 , than tits moves to West 
along with the Souhern Revnue boundaries ofkilla No. 3, 2 , 1 of Rectangle No. 25, killa No. 5 , 4 of Rectangle No. 26 
than its moves to South along with the Eastern Revenue boundaries of killa No. 4 , 136 , 7 , 15 of Rectangle No. 26 , 
killa No. 11 of Rectangle No. 25 , bda killa No. 26 killa No. 20 , 22 , 23 of Rectangle No. 25 , killa No. 4 , 5 of village of 
Rectangle No. 44 i.e. most Eastern conrer of killa No. 4 , 5 of Rectangle No. 44 , than its moves to Southern Western 
along with the Eastern boundaries of killa No. 5 , 6 , 7 , 14 of Rectangle No. 44 , than its moves to Southern Eastern 
along with Northern Eastern boundaries of killa No. 17 , 25 of Rectangle No . 44 and killa No. 21 of Rectangle No. 45 , 
than its moves to Eastern Southern along with the eastern boundaries of killa No . 21 of Rectangle No. 45 , killa No. 1 
of Rectangle No . 46 and killa No. 6 of Rectangle No. 47 , than its moves to Southern Eastern along with the Eastern 
boundaries of killa No. 27 , 26 , 19 , 18 , 24 of Rectangle No. 46 , of village Sadhaura HB No. 155 upto most Eastern 
corner of killa No. 24 of Rectangle No. 46 i.e . Naushera Daheja Shampur than its moves to South along with the 
revenue boundaries of killa No . 24 of Rectangle No. 46 , killa No . 4 , 3 of Rectangle No . 67 upto point ‘ C ’ i.e . 
Southern corner of killa No. 3 of Rectangle No. 67 than its moves to West along with the Southern Revenue 
boundaries of killa No. 3 , 2 , 1 of Rectangle No. 67, than its moves to South along with the Southern Eastern Revenue 
boundaries of killa No. 4 , 6 , 7 , 14 , 13, 18 , 19 , 22 , 21 of Rectangle No. 66 and killa No. 1 of Rectangle No. 68, than 
moves to Eastern Southern along with the Northern Eastern boundaries of killa No . 5 of Rectangle No. 69, killa 
No. 10 , 12 of Rectangle No. 68 i.e . Most Eastern corner of killa No . 12 of Rectangle No . 68 , than its moves to South 
along with the Eastern Southern boundaries of killa No . 12 , 11, 20 of Rectangle No. 68 , than its moves to Eastern 
along with the Eastern Revenue boundaries of killa No . 20 , 22 of Rectangle No. 68 than its moves to Southern 


3452 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), NOV . 2 , 2018 (KRTK . 11, 1940 SAKA ) 


Western along with the Eastern Sounthern boundaries of killa No. 22 of Rectangle No. 68 , killa No. 2 , 1, 10 of 
Rectangle No. 86 upto most Southern corner of killa No. 10 of Rectangle No. 86 , than its moves to South East along 
with the Eastern boundaries of killa No. 11, 20 , 19 , 22 , 23 of Rectangle No. 86 , killa No . 3 of Rectangle No. 87 upto 
Most Eastern corner of killa No. 3 of Rectangle No. 87 i. e . Shampur Daheja Sabhapur than its moves to South along 
with the Easter Southern boundaries of killa No. 3 , 8 , 9 , 12 , 11, 20 of Rectangle No. 87 and killa No. 16 , 25 of 
Rectangle No. 88 and killa No. 5 of Rectangle No. 94 upto point ‘ D i.e. Most Southern corner of killa No. 5 of 
Rectangle No. 94 i.e . Rejpur Daheja Sabhapur. 
South :- Starting from point D i.e . Rajpur Daheja Sabhapur, than its moves to North along with the Western 
boundaries of killa No . 5 of Rectangular No. 94 , killa No. 25 , 17 , 14 , 7 , 4 of Rectangle No. 88 , killa No . 23 , 28 , 13 , 
129 , 26 , 1 of Rectangle No . 85 and killa No . 5 of Rectangle No. 84 , killa No . 25 of Rectangle No. 70 , than its moves 
to South along with the Eastern boundaries of killa No. 25 , 24 of Rectangle No . 70, killa no . 26 , 4, 7, 14 , 17 , 24 of 
Rectangle No. 84 upto Most Eastern corner of killa No. 24 of Rectangle No. 84 , than its moves to south along with 
the Eastern Boundaries of killa No. 24 of Rectangular No. 84 , killa No. 4 , 26 , 8, 13 , 19 of Rectangle No. 89 upto 
Most Southern corner of killa No . 19 of Ractangle No. 89 , than its moves to west along with the Southern boundaries 
of killa No. 19 , 12 , 11 of Rectangle No. 89 , killa No. 6 , 7 , 8 , 9, 2 , 1 , 30 of Rectangle No. 90 , killa No . 25 , 14 , 130 , 18 , 
19 , 20 of Rectangle No . 82 , killa No. 16 , 14 , 32 , 13 of Rectangle No . 81 , than its moves to Southern Western along 
with the revenue boundaries of killa No . 13 , 12 , 19 , 21 of Rectangle No. 81 i.e. upto Most Southern corner of killa 
No. 21 of Rectangle No. 81, than its to West along with the Southern Boundaries of killa No. 21 of Rectangle No . 81, 
killa No. 25 , 16 , 17, 14 , 13 of Rectangle no . 80 , than its moves to South along with the Revenue Boundaries of killa 
No. 13, 18 of Rectangle No. 80 i.e. Most Southern corner of killa No . 18 of Rectangle No. 81, than its moves to along 
with the Southern Revenue Boundaries of killa No . 19 , 12 , 11 of Rectangle No. 80 , than its moves to South along 
with the Eastern boundaries of killa No . 11, 20 of Rectangle No. 80 of the same village than its moves to West along 
with the Southern boundaries of killa No. 20 of Rectangle No. 80 , killa No . 15 , 124 , 14 of Rectangle No. 79 than its 
moves to south along with the Eastern Revenue boundaries of killa No. 14 , 18 , 22 , 123 , 21 of Rectagle No . 79 , killa 
No. 1, 10 of Rectangle No. 92 and killa No . 6 of Rectangle No . 93 upto point ‘ E ’ i.e . Most Southern corner of killa 
No. 6 of Rectangle No. 93 and Pando Deheja Rajpur than its moves to West along with this Southern western 
boundaries of killa No . 6 , 4 of Rectangle No . 93 , killa No . 24 , 17 , 14 , 13 , 9 , 10 of Rectangle No. 78 i.e .Most Western 
corner of killa No. 1 , 10 of Rectangle No. 78 , than its moves to Eastern Northern along with the Western boundaries 
of killa No . 1 of Rectangle No . 78 and killa No . 22 , 123 , 18 of Rectangle No. 76 , than its moves to west along with 
the Southern boundaries of killa No. 12 , 122 , 11 , 6 , 7 , 4 , 3 of Rectangle No. 76 , killa No. 22 of Rectangle No. 57 upto 
point ‘ F i.e . Most Western corner of killa No. 22 ofRectangle No . 57 upto Saidopur Daheja Pando . 
West:- Starting from Point F i.e . Most Western corner of killa No. 22 of Rectangle No. 57 upto Saidopur Daheja 
Pando , than its moves to Northern Eastern along with the Northern Eastern boundaries of killa No. 22 , 23, 18 , 17 , 14 
of Rectangle No. 57 , than its moves to North along with the Western boundaries of killa No. 14 , 8 , 3 of Rectangle 
No. 57 , killa No. 23 , 18 , 12 , 9 , 2 of Rectangle No . 56 , killa No. 22 , 19 , 12 , 8 , 3 of Rectangle No. 35 , killa No. 24 , 17 
of Rectangle No. 34 upto Point ‘ G ’ i.e .most North corner of killa No. 17 of Rectangle No. 34 Saheda Sadpur Daheja 
Tibri, than its moves to Eastern Southern along with the Northern boundaries of killa No . 17 , 25 of Rectangle No. 34 , 
killa No. 21 of Rectangle No. 331 killa No . 1 of Rectangle No. 36 than its moves to North East along with the 
Northern Revenue Boundaries of killa No. 1, 2 of Rectangle No. 36 , killa No. 22 of Rectangle No. 33 , than its moves 
to Eastern Southern along with the Northern Eastern boundaries of killa No. 22 of Rectangle No. 33, killa No. 3 , 122 
of Rectangle No . 36 , than its moves to North along with the boundaries of killa No. 122 , 24 of Rectangle No. 33 , than 
its moves to Eastern Southern along with the Northern Eastern boundaries of killa No . 25 of Rectangle No. 33 , killa 
No . 21 of Rectangle No . 32 , than its moves to Northern Eastern along with the Western boundaries of killa No. 21 , 
22 , 18 , 13 , 14 , 6 , 5 of Rectangle No. 32 , killa No . 25 , 16 , 15 , 6 , 95 of Rectangle No. 14 upto point H i.e . most 
Northern Western corner of killa No . 11 of Rectangle No. 13 , than its moves to East along with the Northern Revenue 
boundaries of killa No. 11, 12 , 13 , 14 , 15 of Rectangle No . 13, killa No . 11, 12 , 13 , 14 , 15 of Rectangle No. 12 , killa 
No. 11, 12 , 13 , 14 of Rectangle No . 11 , than its moves to Northern Eastern side along with the Northern Boundaries 
of killa No. 15 of Rectangle No. 10 , killa No. 11, 9 , 8 , 7 of Rectangle No. 10 , Big killa No . 115 of the same village 
upto point ‘ A ’ i. e . the point of starting . 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


8425 — C .S . - H .G .P ., Pkl. 


